than 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

22 श्रावण , 1937 ( श० ) 
संख्या 601 राँची , गुरुवार 

__ 13 अगस्त, 2015 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 

30 जुलाई , 2015 
संख्या - 1/ प्रशि0- 906 /07 ( खण्ड ) का . - 6818-- भारत सरकार , कार्मिक , लोक शिकायत तथा 
पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , प्रशिक्षण प्रभाग के अर्द्धसरकारी पत्र संख्या 
T-21021/ 5/ 2015- Academy Desk, दिनांक 28 जुलाई, 2015 के आलोक में श्री जटा शंकर चौधरी , 
भा .प्र . से . ( झाः2005 ), निदेशक कृषि, झारखण्ड को लोक प्रशासन संस्थान , कोलकाता द्वारा दिनांक 03 
अगस्त, 2015 से 11 सितम्बर , 2015 तक आयोजित Induction Training Programme में भाग लेने हेतु 
दिनांक 31 जुलाई, 2015 के अपराहन के प्रभाव से विरमित किया जाता है । 

2. श्री चौधरी की अनुपस्थिति की अवधि तक के लिए श्री राजकुमार, भा .प्र. से . 
( झाः2002), निदेशक, झारखण्ड कृषि विपणन पर्षद , राँची अपने कार्यों के साथ निदेशक कृषि , झारखण्ड 
के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार, 
सरकार के अपर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 601 - 50 | 


